निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 419) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


सं० 50प्रा०स० - 01/ 2016 - 401 - 19/वि०स० 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


प्रेषक , 


भूषण कुमार झा , 
उप सचिव , 


बिहार विधान सभा, पटना । 


सेवा में , 


माननीय सदस्यगण , 


प्राक्कलन समिति , 


बिहार विधान सभा , पटना । 


पटना , दिनांक 23 जनवरी , 2018 ई० । 


विषयः- बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की उप समिति - ( 3 ) में माननीय सदस्य के मनोनयन के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषय के संबंध में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 321 , दिनांक - 16.01.2018 के क्रम में निदेशानुसार 


सूचित करना है कि दिनांक 17.01.2018 को समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप सभापति , प्राक्कलन समिति ने 


बिहार गजट ( असाधारण) , 12 मार्च 2019 


श्री अशोक कुमार, स०वि०स० ( क्षेत्र संख्या - 132 ) को प्राक्कलन समिति की उप समिति - ( 3 ) का सदस्य मनोनीत करने की कृपा 


की है । 


विश्वासभाजन , 
भूषण कुमार झा , 

उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419- 571 + 30 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


